निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 167 ) पटना , मंगलवार , 28 फरवरी 2017 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


अधिसूचना 
30 दिसम्बर 2016 


सं0 V / जे0एस0 - 508 / 2015 - 6430 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 677 दिनांक 04.02.2016 के द्वारा श्री 
पंकज कुमार बसाक , तत्कालीन अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) को गलत जाति प्रमाण -पत्र के आधार पर 
सरकारी सेवा प्राप्त करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभाग में मुख्यालय निर्धारित किया गया था । 

उक्त विभागीय आदेश के विरूद्ध श्री बसाक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 
संख्या - 10320 / 2016 दायर किया गया था , जिससे दिनांक 28. 10.2016 के पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश 
निम्नवत् है : 

__ " In result the order of suspension bearing memo no. 677 dated 04.02.2016 of the 


State Government in its Registration , Excise & Prohibition Department impunged at 


Anmexure - 7 whereby the petitioner has been put under suspension is quashed and set 


aside . 


Insofar, as the prayer for the payment of subsistance allowance is concerned , the 


disciplinery authority is directed to make payment thereof within three months from the 


date of receipt /production of a copy of the order." 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2017 
माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में विभाग द्वारा श्री बसाक को निलंबन मुक्त किये जाने के 
संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श की मांग की गयी । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया 
कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या - 10320 / 2016 में दिनांक 28 . 10. 2016 को पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया 
जाय । 

उपरोक्त के आलोक में श्री पंकज कुमार बसाक, अवर निबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अभय राज , 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 167 -571 + 10 डी0टी0जी0 | 

Website: http:// egazette.bih .nic . in 


